निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 717) पटना , सोमवार , 21 अगस्त 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2017 
सं0 17 / स्था0 - 09 - 01 / 2017 , सा.प्र. 10580 — श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा , अवर सचिव, गृह विभाग, बिहार, 
पटना को स्थानांतरित करते हुए पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना में अवर सचिव के समकक्ष, सहायक 
निदेशक (स्थापना) के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो० सिराजुद्दीन अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 717 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


